निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 496 ) 


22 ज्येष्ठ 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 12 जून 2014 


सं0 ICDS/ 40025 / 11- 2013 - 3295 


समाज कल्याण विभाग 


( आई. सी . डी . एस.निदेशालय ) 


संकल्प 


9 जून 2014 
विषयः — वित्तीय वर्ष 2014 - 15 से भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार ( राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 सहित) हेतु 

नई दरों को राज्य के सभी 38 जिलों में लागू करने की स्वीकृति । 

बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजना अंतर्गत 86237 ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं 5440 
मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र कुल 91677 ऑगनबाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) स्वीकृत है । कुल 91677 ऑगनबाड़ी केन्द्र (मिनी 
सहित ) में पूरक पोषाहार ( राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 सहित) में प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र के योग्य सभी 6 
माह से 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों / कुपोषित बच्चों / अतिकुपोषित बच्चों / गर्भवती शिशुवती महिलाओं / 3 किशोरी 
बालिकाओं तथा 2 किशोरी बालिकाओं (मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र) को वर्ष में 300 दिनों तक पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने 
का प्रावधान है । सबला कार्यक्रम से आच्छादित 176 परियोजनाओं के 30858 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 किशोरी 
बालिकाओं एवं मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्रों में 2 किशोरी बालिकाओं को छोड़ कर ही पूरक पोषाहार प्रदान किया जायेगा 

2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 - 15 से पूरक पोषाहार हेतु नई दरों को लागू करने हेतु महिला एवं बाल 
विकास मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक No. 1 - 8 / 2012-CD-I दिनांक 22. 10.2012 एवं दिनांक 17.01. 2014 द्वारा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जून 2014 
संसूचित किया गया है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं मानक पोषण (feeding Nonrms ) निम्न प्रकार 
निर्धारित किया गया है : 


लाभार्थी का प्रकार 


पुराना दर प्रति 
लाभार्थी प्रति दिन 


संशोधित दर प्रति । कैलोरी । प्रोटीन 
लाभार्थी प्रति दिन (कि0 ) 

( ग्रा० ) 


रू . 4.00 


रू . 6.00 


500 


12 - 15 


बच्चे 6 माह से 72 माह के सामान्य बच्चे । 
बच्चे 6 माह से 72 माह के अतिकुपोषित बच्चे 
गर्भवती / शिशुवती एवं किशारी बालिकाएँ 


रू . 6.00 


रू . 9.00 


800 


20 - 25 


रू . 5.00 


रू . 7. 00 


600 


18 - 20 


3. उपरोक्त के आधार पर बिहार राज्य के सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों में सभी योग्य लाभार्थियों का सर्वेक्षण एवं 
भौतिक सत्यापन कर पंजी संधारित की जायेगी । प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे एवं 3 किशोरी 
बालिकाओं तथा 2 किशोरी बालिकाओं (मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र) को केन्द्र पर गर्म - पका भोजन उपलब्ध कराया जायेगा । 
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने वाला राशन ( टी. एच. आर.) ऑगनबाडी केन्द्रों 
के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी । पूरक पोषाहार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 सहित) मद में केन्द्र पर 
वास्तविक रूप से उपस्थित लाभार्थियों को ही निर्धारित दर पर मानक पोषण देय होगा । 
___ 4. इस योजना के संचालन हेतु विस्तृत दिशा -निर्देश आई. सी . डी .एस. द्वारा बाद में जारी किये जायेगे । 

5. इस योजना को दिनांक 15.05.2014 की मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है । ( संचिका 
सं0- ICDS/ 20042 /01 -2014 के टिप्पणी पृष्ठ सं0- 11 / टिo ) 
6. संबंधित विभागो / पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 496-571 + 1000-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


